रजिस्ट्री संडीएल - 33004/ 97 


REGD. NO. D. L.-33004/97 


:: 


सयपवजयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


, 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खंड ( ii ) 
PART II - Section 3- - Sub- section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं0 369 ] 
No. 3691 


नई दिल्ली , बहस्पतिवार 26 जून , 1997 / आषाढ़ 5 , 1919 
NEW DELHI , THURSDAY , 26 JUNE , 1997/ ASADHA 5 , 1919 


कल्याण मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 26 जून, 1997 
का . आ . 464 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, वक्फ अधिनियम , 1995 ( 1995 का 43 ) की धारा १ की उपधारा ( 1 ) और उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए 26 जून, 1997 से निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर बनने वाली केन्द्रीय वक्फ परिषद् के नाम से ज्ञात परिषद 
स्थापित करती है, अर्थात् : 
( 1 ) वक्फ के भारसाधक 

अध्यक्ष 
संघीय मंत्री 

धारा 9 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( ख ) के उपखंड ( i) के अधीन नियुक्त । 
( 2 ) मौलाना असद मदनी, 

प्रेसिडेन्ट , 
जमियतुल उलेमा, हिन्द , 
दिल्ली प्रधान कार्यालय , 
1 , बहादुर शाह जफर मार्ग, 

नई दिल्ली - 110002 
( 3 ) मौलाना एस. निजामुद्दीन, 

महासचिव, 
( आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड ), 
अखिल भारतीय मुस्लिम स्वीय विधि बोर्ड , 

फुलवारीशरीफ , पटना । 
( 4 ) श्री जाहिदुल्लाह मेक्काइ, 

49, काजी स्ट्रीट , 
बसावनगुडी, 


1596 GI / 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II-~- SEC . 3 (ii)] 


- - 


- 


- 


- 


बैंगलौर- 560004 
( अल - अमीन एजुकेशनल सोसाइटी, बंगलौर के प्रतिनिधि ) 

धारा १ की उपधारा ( 2 ) के खंड ( ख ) के उपखंड ( ii ) के अधीन नियुक्त । 
( 5 ) प्रो . शफी हैदर, 

ग्राम - परवाहा, 
डाकषर - अंदौली, . 

जिला- सीतामढ़ी (बिहार ) । 
( 6 ) डा . ( श्रीमती ) नजमा हेपतुल्लाह , 

उप सभापति, 
राज्य सभा , 

4 , अकबर रोड , नई दिल्ली - 110011 
( 7 ) श्री के . एम . अलाउद्दीन , 

प्रेसिडेन्ट , 
पुदुर मुस्लिम जमात, 
4 , लाल बहादुर शास्त्री स्ट्रीट , 
जिला इलायांमुडी पी . एम. टी., 

तमिलनाडु । 
( 8 ) श्री के , मोइदीन कुट्टी हाजी ( अलिया बाबा हासी ) 

भूतपूर्व प्रेसिडेन्ट 
केरल विधान सभा, 
" दारुस्सलाम " एशूर , 
तिरुर -676 101 ( केरल ) । 

धारा १ की उपधारा ( 2 ) के खंड ( ख ) के उपखंड (iii ) के अधीन नियुक्त । 
( १ ) श्री एम. ए. ए. फातिमी, 

संसद सदस्य, 
14, विंडसर प्लेस, 

नई दिल्ली । 
( 10 ) श्री मुनव्वर हसन , 

संसद सदस्य , 
40 , राउज एवेन्यू, नई दिल्ली - 110011 
कस्बा कैराना, 

जिला--मुजफ्फर नगर ( उत्तर प्रदेश ) । 
( 11 ) श्री सी . एम . इब्राहीम , 

संघीय मंत्री, नागर विमानन , 
22 - ए, अकबर रोड, नई दिल्ली - 110011 

धारा १ की उपधारा ( 2 ) के खंड ( ख ) के उपखंड (iv ) के अधीन नियुक्त । 
( 12 ) प्रेसीडेंट , 

आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड, 
रमाक मंजिल , 
पब्लिक गार्डन के सामने , 
नामपल्लि, हैदराबाद - 500001 


[ भाग 1] - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


( 13 ) प्रेसीडेंट , 

पश्चिमी बंगाल वक्फ बोर्ड , 

612, मदन स्ट्रीट, कलकत्ता - 700 072 
( 14 ) प्रेसीडेंट , 

बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड , 
" आबेदीन हाऊस , 
फ्रेशर रोड, पटना - 800 001 

धारा १ को उपधारा ( 2 ) के खंड ( ख ) के उपखंड ( v) के अधीन नियुक्त । 
( 15 ) न्यायमूर्ति पी . खालिद , 

भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय , 
158, सेक्रेटेरिएट कालोनी, 

चेन्नई- 600 010 
( 16 ) न्यायमूर्ति , ए. एस. कुरैशी, 

पूर्व न्यायाधीश, 
गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद 
सी /1 टैगोर पार्क, पालडी, 
अहमदाबाद - 380009 

धारा १ की उपधारा ( 2 ) के खंड ( ख ) के उपखंड ( vi ) के अधीन नियुक्त । 
( 17 ) श्री सलमान खुर्शीद, पूर्व संसद सदस्य , 

अधिवक्ता, भारत का उच्चतम न्यायालय , 
गुलमोहर एवेन्यू , नजदीक टी . टी , आई. कॉलेज, 
जामिया नगर, नई दिल्ली -110025 

धारा 9 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( ख ) के उपखंड ( vi ) के अधीन नियुक्त । 
( 18 ) हकीम अब्दुल हमीद, 

वक्फ मुसवल्ली हमदर्द ( वक्फ ) , 
हमदर्द नगर , नई दिल्ली - 110062 

धारा 9 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( ख ) के उपखंड ( viii ) के अधीन नियुक्त । 
( 19 ) आचार्य अखासल वासे , 

आचार्य और विभागाध्यक्ष, 
इस्लामिक अध्ययन विभाग , 
जामिया मिलिया इस्लामिया , 

नई दिल्ली - 110025 
( 20 ) श्री गुलाम अब्दुल कादिर अलवी, 

सम्मादा नशीन खानका - हे फैजुर रसूल , 
बटाव शरीफ, जिला सिद्धार्थ नगर- 272153 

( उत्तर प्रदेश ) । 
( 21 ) मौलाना अब्दुल रज्जाक , 

अमीन - शरियत और सदर जमियतुला उलेमा, 
तारजुमे वाली मस्जिद मोतिया पार्क , 
भोपाल - 462001 


[ फा . सं . 8 ( 5 )/ 96 - वक्फ ] 
डा . एम. एस. अहमद, संयुक्त सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec . 3 ( ii )] 


Son 


MINISTRY OF WELFARE 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 26th June, 1997 
S . O . 464 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) and (2 ) of section 9 of the Wakf Act, 1995 
(43 of 1995 ), the Central Government hereby establishes with effect from the 26th day of June, 1997, a council to be 
called the Central Wakf Council consisting of the following Chairperson and members , namely : 
( 1) Union Minister in charge of Wakf Appointed under sub -clause (i) of 

Chairperson 
clause (b ) of sub -section (2 ) of section 9 . 
(2 ) Maulana Asad Madani, 

President, 
Jamaitul Ulema, Hird , 
Head Office Delhi, 
1 , Bahadur Shah Zafar Maig , 

New Delhi - 1100 02. 
(3 ) Maulana S . Nizamuddin , 

General Secretary , 
All India Muslim Personal Law Board , 
Phulwarisharif , 
Patna 
Shri Zahedulla Meccai. 
49 , Khazi Street, 
Basavanagudi, 
Bangalore - 560 004 . 
(Representative of All - Ameen Education Society, Bangalore ) 

Ameerib arcataon society Bangalore )of section 
Appointed under sub -clause ( ii ) of clause ( ) of sub -section (2 ) of section 9. 
(5 ) Prof. Shafi Haider , 

Village Parwaha , P .O . Andauli , 
Distt . Sitamarhi, 

Bihar. 
(6 ) Dr. (Mrs.) Najma Heptullah. . 

Deputy Chairperson , 
Rajya Sabha , 

4 . Akbar Road , New Delhi- 110 011. 
( 7 ) Shri K . M . Alaudeen , 

President, 
PudurMuslim Jamath , 
4 . Lal Bahadur Shastri Street, 
Ilayangudi PMT District , 

Tamilnadu . 
( 8 ) Shri K . Moidin Kutty Haji (alia Bava Haji) 

Former speaker, 
Kerala Legislative Assembly , 
" Darussalam " Ezhoor , 
Tirur -676 101 (Kerala ). 

Appointed under sub -clause (iii ) of clause (b ) of sub -section ( 2 ) of section 9 , 
( 9 ) Shri M . A . A . Fatmi, 

Member of Parliament , 
14 . Windsor Place , 

New Delhi. 
( 10 ) ShriMunnavar Hassan , 

Member of Parliament. 


[ HTT II - U 


3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


10 . Ruuse Avenue, New Delhi- 110 011. 
Town Kairana , 

Distt .Muzzaffarnagar ( Uttar Pradesh ). 
( 11) Shri C . M . Ibrahim , 

Union Minister for Civil Aviation . 
22 - A , Akbar Road , 
New Delhi- 110 011. 

Appointed under sub -clause ( iv ) of clause (b ) of sub -section (2 ) of section 9 . 
( 12 ) Chairman , 

Andhra Pradesh Wakf Board , 
Razak Manzil , 
Opposite Public Gardens, 

Nampally, Hyderabad -500 001. 
( 13 ) Chairman , 

West Bengal Board of Wakfs, 
6 /2 ,Madan Street, 

Calcuttu - 700 072. 
( 14 ) Chairman , 

Bihar State Shia Wakf Board , 
" Abedin House" 
Fraser Road , 
Patna -800001. 

Appointed under sub - clause (v) of clause (b ) of sub -scction (2 ) of section 9 . 
(15 ) Justice V . Khalid , 

Former Judge , Supreme Court . 
158 , Secretariat Colony, 

Chennai-600010 . 
(16 ) Justice A . S . Qureshi , 

Former Judge, 
High Court of Gujarat at Ahmedabad , 
C / 1, Tagore Park , Paldhi , 
Ahmedabad -380 009 . 

Appointed under sub -clause (vi) of clause (b ) of sub -section (2 ) of section 9 . 
(17) Shri Salman Khurshid , Ex -MP , 

Advocate , Supreme Court of India , 
Gulmohar Avenue 
Near T . T .I. College, 
Jamia Nagar, 
New Delhi- 110 025 . 

Appointed under sub -clause ( vii) of clause (b ) of sub -section ( 2 ) of section 9 . 
(18 ) Hakeem Abdul Hameed , 

Wakf Mutawalli, Hamdard (Wakf), 
Hamdard Nagar, 
New Delhi- 110 062. 

Apponted under sub -clause ( viii ) of clause (b ) of sub - section (2 ) of Section 9 . 
( 19 ) Professor Akhtarul Wasey , 

Professor & Head of the Department, 
Department of Islamic Studies , 
Jamia Millia Islamia , 

New Delhi- 110 025 . 
1596 41/ 92 -2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — Sec. 3 (ii) 


( 20 ) Shri Ghulam Abdul Qadir Alvi, 

Sajjada Nasheen Khanqale Faizur Rasool, 
Bataon shareef , 

Distt. Siddarth Nagar- 272 153 ( Uttar Pradesh ). 
(21) Maulana Abdul Razzak , 

Amir -e - Shariat & Sadar Jainiatul Ulema, 
Tarjume WaliMasjid , Motia Park, 
Bhopal- 462 001. 


[File No. 8 ( 5 )/ 96 -Wakf ] 
DR. M . S . AHMED , Jt . Secy, 


Printed by the Manager, Govt . of ludia Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by tho Controller of Publications, Delhi- 110054 - 1997 


